SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 18 आषाढ़ , 1940 ( श०) 

9 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 656 


राँची, सोमवार 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
22 जून , 2018 ई . 


संख्या-13/ पी .1- 8001/ 2010-3477/ सी .,-- श्री रणजीत कुमार प्रसाद, भा .पु.से . ( 2001), पुलिस 
उपमहानिरीक्षक , एस . आई. बी ., विशेष शाखा, झारखण्ड , राँची ( अतिरिक्त प्रभार - पुलिस 
उपमहानिरीक्षक , जंगल वारफेयर स्कूल , नेतरहाट ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक पुलिस उपमहानिरीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 13/ पी.1- 8001/ 2010 - 3478 / सी.,-- श्री साकेत कुमार सिंह, भा.पु.से. (2002 ), पुलिस 
उपमहानिरीक्षक , कोल्हान क्षेत्र , चाईबासा ( अतिरिक्त प्रभार - पुलिस उपमहानिरीक्षक , झारखण्ड 
जगुआर ( एस . टी . एफ .), राँची ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपमहानिरीक्षक, 
झारखण्ड जगुआर (एस .टी .एफ .}, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री सिंह अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उपमहानिरीक्षक , एस . आई. बी ., विशेष शाखा , 
झारखण्ड, राँची के प्रभार में भी रहेंगे | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 9 जुलाई , 2018 
संख्या -13/ पी. 1- 8001/ 2010 -3479/ सी.,-- श्री अखिलेश कुमार झा , भा .पु. से . ( 2003), पुलिस 
उपमहानिरीक्षक, संथाल परगना क्षेत्र , दुमका को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उपमहानिरीक्षक , विशेष शाखा , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/पी.1- 8001/ 2010 - 3480/ सी .,-- श्री मनोज कुमार सिंह , भा .प. से . ( 2004), पुलिस 
अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस 
उपमहानिरीक्षक { अपुनरीक्षित वेतनमान - रू. 37,400-67,000, ग्रेड पे - 8, 900 } की कोटि में 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपमहानिरीक्षक , जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या-13/पी.1-8001/2010-3481/ सी.,-- श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, भा .पु. से. ( 2004), पुलिस 
अधीक्षक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड , राँची को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस 
उपमहानिरीक्षक ( अपुनरीक्षित वेतनमान - रू. 37,400-67,000, ग्रेड पे - 8, 900} की कोटि में 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपमहानिरीक्षक , संचार एवं तकनीकी सेवाएँ , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13 / पी .1- 8001/ 2010-3482/ सी .,-- श्री कुलदीप द्विवेदी , भा .पु. से. (2005), वरीय 
पुलिस अधीक्षक , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में प्रभारी 
पुलिस उपमहानिरीक्षक, कोल्हान क्षेत्र, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 13 / पी.1-8001/ 2010 -3483 / सी .,-- श्री पंकज कम्बोज , भा .पु. से. ( 2005 ), सम्प्रति 
पदस्थापन की प्रतीक्षा में , को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में प्रभारी पुलिस 
उपमहानिरीक्षक , उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 13/पी.1-8001/ 2010 -3484/ सी .,-- श्री असीम विक्रांत मिंज , भा .पु.से . (2005 ), पुलिस 
अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -13/ पी .1 -8001/ 2010 - 3485/ सी .,-- श्री देवेन्द्र ठाकुर , भा .प . से . ( 2005), समादेष्टा , 
झा . स . पू.-7 , हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में प्रभारी 
पुलिस उपमहानिरीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या -13/ पी .1-8001/ 2010-3486/ सी .,-- श्री राजकुमार लकड़ा, भा . पु. से . ( 2005), पुलिस 
अधीक्षक , लोहरदगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में प्रभारी 
पुलिस उपमहानिरीक्षक , संथाल परगना क्षेत्र, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 9 जुलाई , 2018 


संख्या- 13/पी .1- 8001/ 2010 - 3487/ सी.,-- श्रीमती संगीता कुमारी, भा.पु.से . ( 2005 ), 
समादेष्टा, झा .स .प .-6, जमशेदपुर ( अतिरिक्त प्रभार - समादेष्टा , आई. आर . बी .-2, मुसाबनी एवं पुलिस 
अधीक्षक, रेल , जमशेदपुर ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में 
प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक ( कार्मिक ), झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ पी .1- 8001/ 2010-3488/ सी ., - श्री क्रांति कुमार गदिदेसी, भा .प.से . ( 2006), पुलिस 
अधीक्षक , विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
अधीक्षक , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -13/ पी .1- 8001/ 2010-3489/ सी .,-- श्री पटेल मयूर कनैयालाल , भा . पु. से . ( 2007 ), 
पुलिस अधीक्षक , पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
अधीक्षक , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-13/ पी .1 -8001/ 2010- 3490 / सी .,-- श्री अनीष गुप्ता , भा .प. से. ( 2008), पुलिस 
अधीक्षक, हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-13/ पी . 1-8001/ 2010- 3491/ सी .,-- श्री प्रियदर्शी आलोक , भा . पु.से . ( 2011), पुलिस 
अधीक्षक , विशेष शाखा , झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
अधीक्षक , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ पी .1- 8001/ 2010-3492/ सी ., - श्री श्रीकांत सुरेश राव खोत्रे, भा . प.से . ( 2015), 
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , पतरातू को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक पुलिस 
अधीक्षक , झारखण्ड जगुआर ( एस . टी. एफ .), झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रामलखन राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 654 -- 50 


